2714 


HARYANA GOVT. GAZ ., OCT. 29, 1985 (KRTK . 7, 1907 SAKA ) 


[PART I 


श्रम तथा रोजगार विभाग 


दिनांक 7 अक्तूबर, 1985 


सं ० 14( 123) 85-1 श्रम .-- पंजाब दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम 1958 ( 1958 का पंजाब अधिनियम 
15 ) की धारा 19 और 21 द्वरा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, ओर हरियाणा, सरकार , श्रम विभाग अधिचूचना सं ० 4607- 3 श्रम -72/ 18180, दिनांक 4 मई , 1972 
का अधिक्रमण करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा श्रम विभाग हरियाणा के निम्नलिखित पदधारियों को , उक्त 
अधिनिमश्र के अधीन सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के भीतर सांख्यकीय अांकड़े संग्रह करने के प्रयोजन के लिए अधिलेखों के 
निरीक्षणर्थ के लिए उक्ल अधिनियम के अधीन निरीक्षक अधिकारी , जिन्हें निरीक्षक कहा जाएगा नियुक्त करते है 
अर्थात् 


1. मुख्य प्रांकड़ा सहायक 


2 . 


अांकड़ा सहायक 


कुलवंत सिंह, 


सचिव , हरियाणा सरकार, 
श्रम तथा रोजगार विभाग ।। 


LATE NOTIFICATIONS 


